निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1029 ) पटना, शुक्रवार , 3 नवम्बर 2017 

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय 

( समाज कल्याण विभाग ) 


अधिसूचना 

23 अक्तूबर 2017 
सं0 2 / सा0सु0 -वियो0 - 05 / 2017 - स. क . - 1520 — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 66 के 
तहत राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड को गठित 
किये जाने का प्रावधान है । यह बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग एवं कार्यो का निष्पादन 
करेगी । अधिनियम की धारा 66 ( 2) के अनुसार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन 
निम्न प्रकार से किया जाता है : 
क दिव्यांगता विषय के प्रभारी मंत्री एवं उप मंत्री 

जो क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं पदेन उपाध्यक्ष होंगे 
माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग 

पदेन अध्यक्ष 
ख दिव्यांगता एवं अन्य संबंधित विभागों के विभागीय 

प्रधान सचिव / सचिव 
प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , पंचायती राज विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , उद्योग विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , श्रम संसाधन विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 नवम्बर 2017 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


:- 


सदस्य 
सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, परिवहन विभाग 
बिहार विधान मंडल के सदस्य 
बिहार विधान मंडल के तीन सदस्य , जिनमें दो का 
निर्वाचन विधान सभा तथा एक का निर्वाचन विधान 
परिषद द्वारा किया जायेगा । 
राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य 
दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के कुल पाँच विशेषज्ञ 
चक्रानुक्रम में जिलों का प्रतिनिधित्व करने हेतु जिला 
पदाधिकारी की अनुशंसा पर नामित कुल पाँच व्यक्ति 
दिव्यांगता प्रक्षेत्र के गैर - सरकारी संगठनों / समूहों का 
प्रतिनिधित्व करने हेतु कुल दस व्यक्ति जो यथासंभव 
अधिकाधिक दिव्यांगजन हों तथा जिनमें कम से कम 
पाँच महिलाएँ, एक अनुसूचित जाति एवं एक 
अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हों 
निदेशक , सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय 
अथवा उनकी अनुपस्थिति में समाज कल्याण 
विभागान्तर्गत दिव्यांगता विषयक संयुक्त सचिव से 

अन्यून स्तर के पदाधिकारी 
यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावित होगा । 


E: 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसार, 

अतुल प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1029 - 571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


